निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 522 ) 


19 कार्तिक 1930 ( NO ) 
पटना, सोमवार , 10 नवम्बर 2008 


समाज कल्याण विभाग 


पता 


अधिसूचनाएं 

22 अक्तूबर 2008 
सं०10 / प्र0गृOस्था0 - 17 / 2003 - ( अंश - 1 )1797 -किशोर न्याय (बालकों की देख - रेख एवं संरक्षण ) अधिनियम , 
2000 की धारा 29 के तहत निम्नलिखित जिलों में बाल कल्याण समिति का गठन निम्नरूपेण किया जाता है: 
क्रम | जिला का नाम । क्रमानुसार चयनित सदस्यों 

पदनाम 
स 

का नाम 
श्रीमती प्रियंका गुप्ता 

श्री संजय कुमार ( अधिवक्ता) गंज नं0 1, इंदिरा अध्यक्ष 
( अध्यक्ष ) 

चौक, पो0 - बेतिया , प0 चम्पारण 
श्रीमती बन्दना कुमारी पति - श्री बिकास पाण्डेय , द्वारा श्री एच०एम० 

सदस्य 
त्रिपाठी, (एस0डी0ओ0 / पी0डब्लूडी), इन्द्रपुरी , 

बेतिया । 
बाल कल्याण | श्री प्रेम कुमार दास पिता - स्व0 शंकर दास ग्रा0 + पो0 - बलुआ 

सदस्य 
समिति , प० 

भाया - हरसिद्वी पूर्वी चम्पारण । 
चम्पारण 
श्री अमरेन्द्र कुमार मिश्र पिता - स्व0 श्री रामजी मिश्र ग्राम - रायधुरवा 

सदस्य 
पो0 - बेतिया डीह, पंखड - चनपटिया , प0 चम्पारण 


| श्री राजेश मणि तिवारी 


सदस्य 


अध्यक्ष 


श्री सूर्य नारायण सहनी 
( अध्यक्ष) 
श्रीमती इन्दु रानी सिंह 


पिता - श्री श्यामजी मणि तिवारी, शास्त्रीनगर, वार्ड 
नं0 - 7 , बेतिया । 
| पिता - स्व0 रामाशीष सहनी ग्राम - हसनपुर सूरत , 
पो0 + थाना - पटोरी, समस्तीपुर 
पति - श्री कमलेश कुमार सिह प्रोफेसर कॉलोनी 
गली नं0 – 2 ताजपुर रोड़ समस्तीपुर 
पिता - स्व० चन्द्र सागर सिंह , 
कृष्ण कुमार अधिवक्ता, नवरंग स्टूडियो गली, 
ताजपुर रोड, समस्तीपुर । 


सदस्य 


बाल कल्याण 

समिति , 
समस्तीपुर 


| श्री कृष्ण कुमार 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण) , 10 नवम्बर 2008 


श्री दुर्गा नाथ मिश्र 


श्री तेजपाल सिंह 


श्री मनोज मिश्रा ( अध्यक्ष) 


श्री चन्द्र प्रकाश पौद्दार 


बाल कल्याण 
समिति , बेगुसराय 


डॉ0 विपिन कुमार 


3 


श्रीमती नीतू सिन्हा 


श्री लक्ष्मी प्रसाद 


श्रीमती किरण कुमारी 
श्री विक्रम कुमार सिंह 


श्री दीपक कुमार 


बाल कल्याण 
समिति, पूर्णिया 


श्री विवेकान्नद सिंह 


श्री शेखर आशुतोष कुमार 


श्रीमती अनिता कुमारी 


पिता - स्व० जनार्दन मिश्र मुहल्ला - जायजपट्टी सदस्य 
पो0 - दलसिंहसराय जिला - समस्तीपुर 
पिता - श्री अमरजीत सिंह, बंगाली टोला , वार्ड नं0 । सदस्य 
25 समस्तीपुर । 
पिता - स्व० डी०एस० मिश्रा एस0ओ0एस0 चिल्ड्रेन । अध्यक्ष 
विलेज, बेगुसराय, सिघील पोखर, उलाव , बेगुसराय 
| पिता - स्व० चन्द्र प्रकाश पोद्दार, ग्राo + 

सदस्य 
पो0 - सुहुरी, भाया वरौनी, बेगुसराय 
पिता - श्री कुशेश्वर सिंह, डाक बंगला रोड( महिला | सदस्य 
कॉलेज के सामने ), बेगुसराय 
पति - श्री अखिलेश कुमार मो0 - लोहियानगर, वार्ड | सदस्य 
नं0 - 25 पो0 - सुद्दनगर, बेगुसराय 
पिता - रामजी साहु, मु० -पोखरिया (चित्रगुप्तनगर) । सदस्य 
वार्ड नं0 30 थाना - नगर जिला- बेगुसराय 
श्री रघुवीर कुमार सिंह रमण 

अध्यक्ष 
पिता - श्री विनोद कुमार सिंह, नरकटिया हाता सदस्य 
थाना चौक , पूर्णिया 
पिता - स्व0 फणि गोपाल घोष, लता कुंज, 

सदस्य 
माईक्रोवेव स्टेशन की पीछे, जेल चौक , पूर्णिया 
पिता - श्री मुरारी प्रसाद सिंह , निर्मला निलियम , सदस्य 
विज्ञान भवन के सामने पूर्णिया 
पिता - स्व० चन्द्रेश्वर प्रसाद शेखर, ग्राम - सुधीन सदस्य 
चौक, ततमाटोली, वार्ड नं0 - 10 मंरगा पूर्व पंचायत 
पो0 - भटा बाजार जिला - पूर्णिया 
पिता - स्व0 अरिन्द्र किशोर नारायण, वार्ड नं0 14, अध्यक्ष 
अधिवक्ता नगर गोपालगंज 
पति - श्री राजीव कुमार तिवारी, कुमारी सीमा राय । सदस्य 
अधिवक्ता, वार्ड नं0 14, मु० - अधिवक्ता नगर 
जिला - गोपालगंज । 
पिता - श्री भागवत साह ग्राम – भलुही दयाराम , सदस्य 
पो0 - कटेया , गोपालगंज । 
पिता - श्री गंगा प्रसाद , हजियापुर रोड नियर 

सदस्य 
ब्यापार मण्डल, वार्ड नं0 11 
पो0 + थाना - गोपागलंज । 
पिता - श्री नागेन्द्र मिश्र ग्राम + पो0 - डुमरिया , 

सदस्य 
थाना - माझागढ गोपालगंज 
पति - श्री भूपेन्द्र सिंह, 

अध्यक्ष 
डा0 हराधन बसु लेन, भगवान बाजार, छपरा । 
पिता - स्व0 रामभरोसा शर्मा, द्वारा - गोपि बाबु का सदस्य 
हाता सलेमपुर, छपरा 
| पिता - स्व0 रामाशंकर सिंह मो0 - नारायणपुर, गुदरी । सदस्य 

( बाहरी) छपरा । 
| पिता - स्व० सकलधारी प्रसाद चौरसिया , चौरसिया । सदस्य 
निवास हंसगज हुस्से छपरा 
पिता - श्री रामप्रवेश सिंह , हेमनगर बंगलोनी, साढ़ा, | सदस्य 
छपरा 
पिता - स्व0 ललित महतो, जयगरू ललित निवास , 
गामी टोला, कटिहार 


| कुमारी सीमा राय 


श्री मोती लाल प्रसाद 


बाल कल्याण 

समिति , 
गोपालगंज 


डॉ० सत्येन्द्र कु0 पटेल 


श्री कृष्ण मुरारी मिश्र 


श्रीमती कश्मीरा सिंह 


श्री देवेश नाथ दीक्षित 


श्री दिनेश्वर सिंह कौशिक 


6 


बाल कल्याण 
समिति, छपरा 


श्री सुरेन्द्र प्र0 चौरसिया 


श्री असीम कुमार सिंह 


| श्री राधेश्वर महतो 


सदस्य 


कटिहार 


2. अधिनियम की धारा 2 ( डी ) के अनुसार वर्णित देख रेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के विषय में 

निर्णय हेतु अधिनियम की धारा 29 ( 3 ) के अनुसार न्यायपीठ को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2 ) 
द्वारा शक्तियाँ प्रदत्त होगी । 


बिहार गजट, ( असाधारण ), 10 नवम्बर 2008 


3. समिति की कालावधि तीन वर्षों की होगी जो अधिसूचना के निर्गत तिथि से मान्य होगा तथा सदस्यों की 

नियुक्ति समिति के कालावधि के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी । 
4. नवगठित बाल कल्याण समिति का क्षेत्राधिकार जिला स्तरीय होगा । 
5. समिति के बैठक के लिए गणपूर्ति उपस्थिति तीन सदस्य होंगें जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित हो सकेंगे । 
6. समिति को अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी तथा देख रेख एवं सरंक्षण के 

जरूरतमंद बालकों के सभी मामलों का अंतिम निपटारा कम से कम दो सदस्यों के आदेश द्वारा किया 

जाएगा । 
7. समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के बैठक भत्ता एवं मानदेय के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया 

जायेगा । 
8. समिति के अध्यक्ष / सदस्य को अधिनियम की धारा 29 की उप - धारा 4 में दिये गये उपबंधों के अनुसार 

पद से हटाया जा सकेगा । 
9 . बिहार किशोर न्याय ( बालकों की देख रेख एवं संरक्षण ) नियमावली 2003 का नियम 24 उप नियम ( 10 ) के 

अनुसार समिति के अध्यक्ष / सदस्य एक माह का अग्रिम नोटिस देकर किसी समय पद त्याग कर सकेगें । 
10. समिति अपनी शक्तियों एवं कर्तव्य का निर्वाह , किशोर न्याय अधिनियम, 2000 एवं इसके अंतर्गत गठित 
किसी नियमावली ( समय - समय पर यथासंशोधित ) के प्रावधानों, के अनुसार कर सकेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विजय प्रकाश, 
प्रधान सचिव । 


22 अक्तूबर 2008 
सं010 / प्र0गृOस्था0 - 17 / 2003(अंश - 1) - 1798 किशोर न्याय (बालकों की देख -रेख एवं संरक्षण ) 
अधिनियम , 2000 की धारा 4 के तहत निम्नलिखित जिलों में किशोर न्याय परिषद् का गठन निम्नरूपेण किया 
जाता है: 


क्रम स० जिला का नाम 


क्रमानुसार चयनित सदस्यों का 


पता 


पदनाम 


नाम 


प्रधान सदस्य 

सदस्य 


न्यायिक दंडाधिकारी (पदेन ) 

डा0 निभा रानी 
किशोर न्याय 
परिषद, शेखपुरा श्री रणजीत प्रसाद सिंह 


पति - श्री मृगेन्द्र प्रसाद सिंह , निभा 
नर्सिंग होम , स्टेशन रोड , शेखपुरा 
पिता - श्री सुखदेव प्रसाद सिंह , 
प्रोफेसर कॉलोनी स्टेशन रोड , 
शुखपुरा 


सदस्य 


न्यायिक दंडाधिकारी ( पदेन ) 
| श्री उपेन्द्र बैठा 


प्रधान सदस्य 

सदस्य 


किशोर न्याय 

परिषद , 
सीतामढ़ी 


| श्रीमती ( डा० ) अलका रानी 


पिता - स्व0 धरीक्षण बैठा, 
ग्राम - बराही, पो0 - पचटकी यदू 
थाना - बौगनिया 
पति - श्री अनिमेष कुमार, 
राजेश्वरी रोड़ नं0 2, वार्ड नं0 3 
डुमरा, सीतामढी 


सदस्य 


प्रधान सदस्य 


न्यायिक दंडाधिकारी ( पदेन ) 
श्रीमती मिताजंली घोष 


सदस्य 


किशोर न्याय 
परिषद, बाका । डा० विनय कमार सिंह 


पति - श्री कमल किशोर दत्त 
कृषि फार्म के नजदीक वावू टोला , 
बांका 
पिता - श्री नवीन चन्द्र सिंह , 
ग्राम - भीमसेन , पो0 - मकदुमा, 
थाना - अमरपुर, जिला - बांका 


सदस्य 


न्यायिक दंडाधिकारी (पदेन ) 
किशोर न्याय । श्रीमती गीता मंडल 
परिषद , अरवल 


प्रधान सदस्य 

सदस्य 


पति - अनिल कुमार 
ग्राम -पहरपुर, पो0 - कलेर , 
जिला - अरवल 


बिहार गजट ( असाधारण ), 10 नवम्बर 2008 


न्यायिक दंडाधिकारी ( पदेन ) 
श्रीमती माया कुमारी 


प्रधान सदस्य 

सदस्य 


5 


किशोर न्याय 
परिषद , छपरा 


पति - श्री हरेराम प्रसाद , 
मो० - दौलतगंज, अन्नपूर्णा मंदिर , 
पो0 - छपरा थाना - भगवान बजार, 
सारण 
पिता - श्री रणजीत सिंह , 
ग्राम - नचाप, थाना - मांझी, छपरा 


श्री विनय कुमार सिंह । 


सदस्य 


किशोर न्याय । न्यायिक दंडाधिकारी (पदेन ) 
परिषद, रोहतास श्रीमती सबिता दे ( डे ) 


प्रधान सदस्य 

सदस्य 


पति - सुबिनम , ग्राम - तिलौथू 
रोहतास 
पिता - स्व० हुसैनी राम 
ग्राम + पो0 - तकिया, सासाराम 


श्री जगजीवन नायक 


सदस्य 


3. अधिनियम की धारा 2 ( एल ) के अनुसार वर्णित विधि का उल्लंधन करने वाले किशोरों के विषय में निर्णय हेतु 

न्यायपीठ को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) द्वारा शक्तियाँ प्रदत्त होगी । 
4. परिषद् की कालावधि तीन वर्षों की होगी जो अधिसूचना के निर्गत तिथि से मान्य होगा तथा सदस्यों की 

नियुक्ति परिषद् के कालावधि के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी । 
5. नवगठित परिषदों का क्षेत्राधिकार जिला स्तरीय होगा । 
6. इन परिषदों के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों के बैठक भत्ता एवं मानदेय के संबंध में अलग से आदेश निर्गत 

किया जायेगा । 
7 . सदस्य , अधिनियम की धारा 4 की उप - धारा 4 में दिये गये उपबंध के अनुसार एक माह का अग्रिम नोटिस 

देकर किसी समय पद त्याग कर सकेगें अथवा उप - धारा 5 मे दिए गये उपबंध के अनुसार उन्हें पद से हटाया 

जा सकेगा । 
8 . परिषद अपनी शक्तियों एवं कर्तव्य का निर्वाह, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 एवं इसके अंतर्गत गठित किसी 
नियमावली ( समय - समय पर यथासंशोधित ) के प्रावधानों, के अनुसार कर सकेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विजय प्रकाश, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 522 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 


